सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 फाल्गुन , 1940 ( श० ) 
6 मार्च, 2019 (ई० ) 


संख्या- 175 राँची, बुधवार, 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
5 मार्च, 2019 


अधिसूचना संख्या - 05 / न०वि०/ विविध - 49 / 2017- 1020 -- नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड 
द्वारा झारखण्ड के बड़े शहरों में Bhopal Smart City की भाँति पी०पी०पी० मोड पर Smart Pole का 
अधिष्ठापन करने पर विचार किया जा रहा है । इन Smart Pole के द्वारा एक साथ कई प्रकार की 
स्मार्ट सेवाएँ आम जनता को उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा। इसके अन्तर्गत ऊर्जा दक्ष एवं रिमोट 
नियंत्रित LED Street Light, दूरसंचार टॉवर, वाई -फाई सेवा, सुरक्षा के लिए निगरानी कैमरा , वायु की 
गुणवत्ता, तापमान एवं आद्रता को मापने हेतु Environmental Sensor , इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 
चार्जिंग प्वाइन्ट , आदि की सेवाएँ दी जाएंगी । 
2. उक्त क्रम में पी०पी०पी० मोड पर स्मार्ट पोल के अधिष्ठापन की संभाव्यता एवं इसके लिए 
नीति निर्माण पर विचार हेतु निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय, झारखण्ड की अध्यक्षता में एक 
समिति के गठन का निर्णय लिया गया है । इस समिति के सदस्य निम्नवत होंगे : 


अध्यक्ष 


सदस्य । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 6 मार्च, 2019 
निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय, झारखण्ड 
(ii ) श्रीमती मनीषा जोसेफ तिग्गा, उप सचिव , 

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड 
(iii ) उप निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण , झारखण्ड 
(iv) महाप्रबंधक (तकनीकी), राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लि० - 
(v) उप नगर आयुक्त , राँची नगर निगम 
उक्त प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


सदस्य । 


सदस्य । 


सदस्य । 


3. 


झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से , 


संजय बिहारी अम्बष्ठ , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, रॉची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 175 - - 50 


